सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
7 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1095 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 
31 अक्टूबर, 2018 


संख्या - 3/पद०-01( ग)- 06 / 2015 का .- 8077-- श्री बिरेन्द्र कु० सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
684/03, गृह जिला - भोजपुर ) राज्य नयाचार पदाधिकारी , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, 
झारखण्ड , राँची ( धारित पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/पद०- 01 ( ग)- 06 / 2015 का .- 8078-- श्री विजय कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
730/ 03, गृह जिला- भागलपुर), अपर समाहर्ता, रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर समाहर्ता, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद० -01 (ग)-06/2015 का .- 8079 -- श्री नवीन कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
761/03, गृह जिला- गिरिडीह ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक विशिष्ट अनुभाजन 
पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 दिसम्बर , 2018 


संख्या- 3/पद०- 01( ग)- 06/ 2015 का .- 8080 -- श्री आशिफ इकराम , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
792/03, गृह जिला- हजारीबाग), प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य मिशन समिति , आर. सी . एच., नामकुम 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०- 01 ( ग )- 06/ 2015 का .- 8081 -- श्री रविशंकर विधार्थी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
836 /03, गृह जिला- गोड्डा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक संयुक्त परिवहन 
आयुक्त ( सड़क सुरक्षा) परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01( ग)-06/ 2015 का .- 8082 - मो० मुमताज अली अहमद, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 862/ 03 , गृह जिला - हजारीबाग) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक 
सचिव, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०-01 (ग )-06/ 2015 का .- 8083 -- श्री ज्ञान प्रकाश मिंज , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
876/03, गृह जिला - चतरा) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक उप निदेशक , पंचायती 
राज निदेशालय , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०-01 (ग)-06/ 2015 का .- 8084 - श्री जुगनु मिंज, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
871/03, गृह जिला- गुमला), अपर समाहर्ता, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर समाहर्ता, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 3/पद०-01( ग)- 06 /2015 का .- 8085 -- श्री पवन कुमार मण्डल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
738 ए/ 03, गृह जिला - भागलपुर ), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 3/पद०- 01 (ग )- 06 / 2015 का .- 8086-- श्री अरविन्द कुमार लाल , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , 
गृह जिला- रांची) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक अवर सचिव , योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०- 01 ( ग )-06/ 2015 का .- 8087 -- श्री भगीरथ प्रसाद , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला - बोकारो) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक जिला भू -अर्जन पदाधिकारी , साहेबगंज 
के पद पर पदस्थापित करते हुए इनकी सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 
को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2018 


संख्या - 3/ पद०-01( ग)- 06/ 2015 का .- 8088-- श्री चिन्टू दोराई बुरू, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, 
गृह जिला- प० सिंहभूम ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में उप 
निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/ पद०- 01 ( ग )- 06/ 2015 का .- 8089 -- श्री संजय कुमार सिन्हा झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- हजारीबाग), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
देवघर सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् देवघर जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1095 -- 50 


